सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1057 राँची , बुधवार , 


28 नवम्बर , 2018 ( ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
25 नवम्बर, 2018 ई० । 


संख्या- 09/ विविध (03 )-11/ 2017 -6328 -- झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिलान्तर्गत , पूर्व में नामित 
" नगर उंटारी ” अनुमण्डल का नाम " श्री बंशीधर नगर " के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है । 

___ उपरोक्त प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय , भारत सरकार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत 
सरकार की अनापत्ति प्राप्त है । 

परिवर्तित नाम निम्नवत पढ़ा जायेगा: 
रोमन लिपि 

देवनागरी लिपि 
SHRI BANSHIDHAR NAGAR 

श्री बंशीधर नगर 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1057 -- 50 


